. 


. 


१ 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 82 राँची, बुधवार 

26 फरवरी , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


अधिसूचना 
25 फरवरी, 2014 


संख्या-3 /विविध-7-22 / 2014 का . 1964 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित सुश्री, उमा शशि चटर्जी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक 
325/ 03, गृह जिला- हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , 
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /विविध -7 -22 / 2014 का . 1965--बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित श्री 
कृष्ण कुमार दास, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 400 / 03, गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ विविध -7-22 / 2014 का . 1966-- बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राम 
वचन राम , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 339 /03, गृह जिला - उत्तर प्रदेश ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-3/ विविध -7- 22 / 2014 का . 1967 --कोल्हान अधीक्षक, चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्रीमती 
उषा किरण बाखला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 502/03, गृह जिला- लोहरदगा) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक उप निदेशक , पंचायती राज , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/विविध -7- 22/ 2014 का . 1968-- अपर समाहर्ता, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विरेन्द्र कुमार 
सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 523/ 03, गृह जिला - पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता 


है । 


संख्या-3/ विविध -7-22/ 2014 का . 1969-- आयुक्त के सचिव , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग 
के पद पर पदस्थापित श्री दीपक कुमार शाही, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 575 / 03, गृह जिला 
मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ विविध -7-22 / 2014 का . 1970--निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 603 / 03 , गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, सरायकेला- खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ विविध -7- 22 / 2014 का . 1971-- अपर समाहर्ता, सरायकेला- खरसांवा के पद पर पदस्थापित 
श्री चन्द्र कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 606 / 03 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ विविध -7-22/ 2014 का . 1972 -- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्री संजय कुमार प्रसाद , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 612/ 03 , गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,पूर्वी 
सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /विविध -7- 22/ 2014 का . 1973-- उप निदेशक, पंचायती राज, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री चितरंजन कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 473 / 03 , गृह जिला 
चतरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, साहेबगंज 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-3/ विविध -7- 22 / 2014 का . 1974--निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री सुनील दत्त खाखा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 
824 / 03, गृह जिला- गुमला ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त के सचिव, पलामू 
प्रमण्डल , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/विविध -7-22 /2014 का . 1975 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री पूरनचन्द्र कुंकल, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 652 / 03 , गृह जिला- सिंहभूम ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 82 _ 50 | 


